REGD. NO . D . L.-33004/ 99 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


भारत राजपत्र 


सपपप जपता 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


- . . 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग III - खण्ड 4 
PART II — Section 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


IMINI 


सं . 92 ] 
No . 92 ] 


नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 8 , 1999 / कार्तिक 17 , 1921 
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 8 , 1999 /KARTIKA 17 , 1921 


आन्ध्रा बैंक 
( भारत सरकार का उपक्रम ) 

अधिसूचना 

हैदराबाद, 4 नवम्बर , 1999 
सं . 666 / 3 / ए 1/ 529. - बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम, 1980 ( 1980 का 40 ) की धारा 12 की 
उप - धारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आन्ध्रा बैंक का निदेशक मण्डल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श 
से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, एतद्द्वारा आन्ध्रा बैंक ( अधिकारी ) सेवा विनियम, 1982 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
विनियम बनाता है, अर्थात् : 

1. 1. ये विनियम आन्ध्रा बैंक ( अधिकारी) सेवा ( संशोधन ) विनियम, 1999 कहलाएंगे । 


2 . 


इस विनियमों में उपधित अन्यथा को छोड़कर ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
लागू होंगे । 


2. आन्ध्रा बैंक ( अधिकारी) सेवा विनियम , 1982 में , 


क ) विनियम 12 में उप-विनियम ( 3) के पश्चात , निम्नलिखित उप-विनियम शामिल किया जाएगा , 

अर्थात 


4 ) किसी भी अधिकारी को , 


क . जिसने उप-विनियम ( 1) में उल्लिखित विकल्प का प्रयोग किया है, और 
ख. जिसने पहली परवरी , 1984 के पश्चात् भी नियुक्ति की तारीख के तत्काल पूर्व उसे लागू 

वेतन और भत्ते प्राप्त करमा जारी रखा, और 
ग. जो पहली अप्रैल, 1997 को या उसके पश्चात् बैंक की नियमित सेवा मे है , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - -- SEC . 4 ] 


पहली अप्रैल , 1997 को या उसके बाद से , इन विनियमों के जमीन सागवेतन एवं भत्तों के लिए विकल्प देने की 
अनुमति दी जाए । ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर, उसका वेतन पर नियतन इस रीति से किया जाएगा कि उपविनियम 
4( 2) में निर्दिष्ट वेतन, 01.04 .1997 को उप-विनियम ( 2 ) के अनुसार 31 .03 .1997 को उसके बारा आहरित उसके 
माणूवा वेतन (अर्थात् वेतन तथा महंगाई भत्ता ) के लगभग है । 

( ख ) विनियम 23 में 


i) उप-विनियम (ii ) के पायात , निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा, अर्थात् 


"परंतु पहली अप्रैल, 1997 को और उसके बाद से , इस उप -विनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानों 
अमर और शद " 6 . 40 प्र. मा . पा रु . 25 प्र. मा . " के लिए क्रमशः अक्षर , अंक और शय " 6. 125 प्रति माह या रु.100 प्रति 
माह " प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं , 


___ i ) 


उप -विनियम (iv) के पश्चात , निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा, यथा । 


" परंतु पहली अप्रैल, 1997 को और उसके बाद से , इस उप-विनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानों 
अक्षर और अंक " 6. 150 प्र. मा . " के लिए अमर और अंक " 8 . 300 प्रति माह " प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं , 


iii ) 


उप-विनियम (v) में दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा, अर्थात् : 


" परंतु पहली अप्रैल , 1997 को और उसके बाद से, इस उप -विनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे 


मानों 


क ) अक्षर और अंक " 5. 700 


के लिए अमर और अंक " रु .1000 प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं , 


ब ) पहले तथा पूसरे परंतुक में दोनों स्थानों पर खाने वाले बार और अंक " 6 . 350 " क्रममा अक्षर 
और अंक " 3. 500 " से प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं, 


iv) उप -विनियम ( vii ) के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा, अर्यात: 


" परंतु वित्तीय वर्ष 1997 - 98 को और उसके बाद से, उप-मिनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे 
मामों अपार और अंक रु .150 के लिए अक्षर और अंक 6. 250 प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं , 


v ) 


उप-विनियम ( viii ) के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा, अर्यात : 


अक्षर और अंक " 8. 35 प्र.मा ." के लिए अमर , शब और अंक "8. 70 प्रति माह " प्रतिस्थापित कर दिए 


ग) विनियम 32 में उप विनियम ( 2 ) के पश्चास , निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा , अर्थाता 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" परंतु वर्ष 1997 में या किसी अनुवर्ती वर्ष में न ली गई आकस्मिक छुट्टी, आगामी तीन वर्षों में बीमारी 
छुट्टी के बाद में या पहले जोडी जा सकती हैं , 


घ ) 


विनियम 42 में , 


i) उप -विनियम 21) में शब्द और अंक " 01 .07. 1993 को और उसके बाद से " के लिए शब्द और अंक 
" 01. 07. 1993 को और उसके बाद से परंतु 01. 04. 1997 से पूर्व " प्रतिस्थापित किए जाएंगे , 


ii ) उप-विनियम 2(i ) के पश्चात , निम्नलिखित उप-विनियम शामिल किया जाएगा , अर्थात: 


" 2(ixक ) पहली अप्रैल, 1997 को और उसके बाद से, स्थानांतरित अधिकारी को मालगाडी से अपने 
सामान के परिवहन के लिए निम्नलिखित सीमाओं के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी . 


वेतन- सीमा 


परिवार सहित 


परिवार - रहित 


3000 किलोग्राम 


कलाग्राम 


1500 किलोग्राम 


रु.4250 /- प्रतिमाह से 
6. 6210/- प्रतिमाह 
रु.6211/- प्रतिमाह से 
और उससे अधिक 


पूरा माल डिब्बा 


2500 किलोग्राम 


iii) उप-विनियम ( 3) में शब और अंक "01.01.1987 को और उसके भाव से " के लिए शब और अंक 
" 01 . 01. 1987 को और उसके बाद से परंतु 01. 04. 1997 से पूर्व प्रतिस्थापित किए जाएंगे , 


iv) उपविनियम ( 3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम शामिल किया जाएगा: 


" अक) पहली अप्रैल,1997 को और उसके बाद से, स्थानांतरिस अधिकारी सामान की पैकिंग स्थानीय 
परिवहन और उसके बीमे आदि के लिए निम्मानुसार एकमुश्त राशि पाने का पात्र होगा: 


श्रेणी 


एकमुश्त राशि 


शीर्ष कार्यपालक एवं बरिष्ठ प्रबंधन 


रु. 5000/ 


मध्य एवं कनिष्ठ प्रबंधन 


6 . 4000 / 


इ. ) विनियम 38 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्यात: 


" 38 नीचे उल्लिखित के सिवाय, किसी अधिकारी द्वारा स्थागपत्र देने , सेवानिवृत्त होने, उसकी मृत्यु होने, उसे 
सेवामुक्त करने , उसकी बर्खास्तगी या उसकी सेवा समाप्ति पर उसके बारासंचित समी कुटिटया समाप्त हो जाएंगी, 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC . 4] 


परंतु बैंक की सेवा से निवृत्त होने वाला अधिकारी अपने मारा संचित किसी भी अवधि की विशेषाधिकार छुट्टी 
( अधिकतम 240 विन ) की परिलब्धियों के बराबर राशि पाने का पात्र होगा । 


परंतु यह और कि यदि किसी अधिकारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके कानूनी प्रतिनिधि 
को , उस अधिकारी द्वारा अपनी मृत्यु की अवधि तक संचित विशेषाधिकार छुट्टी, अधिकतम 240 दिन की परिलब्धियों के 
परापर राशि देय होगी । 


योगेश्वर कुमार , महाप्रबंधक 
[ विज्ञापन /III /IV/223 / 99 - असाधारण ] 


पाद -टिप्पणी : - उपर्युक्त विनियमों के लिए पूर्व में किये गए संशोधन भारत के राजपत्र में निम्नलिखित अनुसार तारीख सहित 
प्रकाशित किये गए थे । 

1 . 666 / 3 / ए1 /292 दिनांक 29 - 07 - 1991 
2 . 666 / 3 /ए1 / 1424 दिनांक 22 - 02 - 1993 
3 . 666/3/ 01 /179 दिनांक 20 - 05 - 1995 
4 . 666/ 3 / 01 / 1079 दिनांक 10 -03 - 1997 


ANDHRA BANK 


( AGOVT . OF INDIA UNDERTAKING) 


NOTIFICATION 


Hyderabad , the 4th November, 1999 
No . 666/ 3/ Al/ 529 . ---Jn exercise of the powers conferred by section 19 , read with sub -section ( 2 ) of section 
12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980 ), the Board of 
Directors of the Andhra Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the 
Central Government, hereby makes the following regulations further to amend Andhra Bank (Officers ) Service 
Regulations , 1982 : 


1. 


(1 ) 


These regulations may be called the Andhra Bank ( Officers ) Service ( Amendment) 
Regulations, 1999. 


(2 ) 


Save as otherwise provided in these regulations , they shall come into force on the 
date of their publication in the Official Gazette . 


2 . 


In the Andhra Bank ( Officers ") Service Regulations , 1982 


( a) 


in regulation 12 , after sub - regulation ( 3), the following sub- regulation shall be 
insertod , namely 
( 4 ) any officer , - 
a ) who had exercised option referred to in sub - regulation (1 ): and 


who continued ovon after the first day of February , 1984 to draw pay and 
allowances applicable to him immediately before the appointed date and 


[ YTT III - TUG 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


who continuos in regular service of the Bank on or after the first day of 
April, 1997 , 


may be allowed to opt for pay and allowances as applicable under these rogulations on and from the 
first day of April , 1997 ; On exercising such option , he will be fitted on the pay in such a manner that 
the pay as sot out in Regulation 4 (2 ) alongwith the doarnos allowance payable thoroon as on 01.04 . 1997 
is nearest to his existing salary (1.c . pay plus dearess allowanco ) being drawn in terms of sub-regulation 
( 2 ) on 31. 03 . 1997. 

(b ) in regulation 23 , 


aftor sub -regulation (iii), the following proviso shall be inserted , namely : 


" Provided that on and from the first day of April, 1997 , the provisions of this sub 
regulation shall have effect as if for the letters , figures and words " R8.40 pm or Rs. 25 p. m " , the letters , 
figures and words " Rs. 125 per month or Rs.100 por month " had been respectively substituted ." ; 


( il) . after sub-regulation ( iv ), the following proviso shall be inserted , namely : 


" Providod that on and from the first day of April, 1997, the provisions of this sub -regulation 
shall have effect as if for the letters and figures " Rs.1. 50 p.m " , the letters , figures and words " Rs. 300 per 
month " , had been substituted ". ; 


in sub-regulation (v ), after the second proviso , the following proviso shall be insorted , 


(iil) 
namely : 


" Provided that on and from the first day of April, 1997 the provisions of this sub-rogule 
tion shall have effoct as if , - 


for the letters and figures " Rs. 700 ", the letters and figures " Rs.1000 " had been substi 


(A ) 
tuted ; 


(B ) for the letters and figures " R $350 " occurring at both the places in first and second proviso , 
the letters and figures " R $ 500 " had been respectively substituted .; 


(iv ) 


after sub- regulation ( vii) , tho following proviso shall be inserted , namely : 


" Provided that on and from the financial year 1997-98 , the provisions of tho sub-regulation 
shall have effect as if for the letters and figures " R8.150 " the letters and figures " R $ 250 " had boon 
substituted " ; 


(v ) 


after sub- regulation (vib ), the following proviso shall be inserted , namely 


" Provided that on and from the first day of April , 1997 the provisions of this sub -rogulation 
shall have effect as if for the letter and figures " Re. 35 p .m " the letters , words and figures "Rs.70 per 
month " had been substituted " ; 
230461 /98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART III - Sec . 4 ) 


(c) 


in regulation 32, after sub -regulation (2 ), the following proviso shall be insertod , namely : 


" Provided that casual loave not availed of in the year 1997 or in any subsequent year may 
be muffixed or prefixed to sick leave in the following three years . " ; 


( d) 


in regulation 42, - 


(1) in sub -regulation 211), for the words and figuron " on and from 1. 7. 1993 " , the words and 
figures " on and from 1 .7 .1993 but before 1.4 .1997 " shall be substitutod , 


(1 ) 


after sub-rogulation 2li), the following sub -rogulation sball be inserted , namely - 


" 21) (a ) On and from the first day of April, 1997 , an ohicer on transfer will be reimbursed his 
exponses for transporting his baggage by goods train upto the following limits : 


Pay range 


Where an officer has family 


where an officer has no family 


3000 kgs. 


R8.4250 per month 
to Rs.6210 per month 


1500 kgs . 


Full wagon 


Rs.6211 per month 
and above . 


2500 kgs ." 


(111) in sub - regulation ( 3 ) , for tho words and figures 


" On and from 1 . 1. 1987 " , the words and figures " On and from 1. 1 . 1987 but bofore 1.4 .1997 " sball 
be substituted : 


( iv ) 


after sub- regulation (3 ), the following sub -regulation shall be inserted 


3(a) " On and from the first day of April , 1997 an officer on transfer will be eligible to draw 
a lump sum amount as indicated below for cxpenacs connected with packing , local transportation , 
insuring the baggage , etc . : 


Grade 


Lumpsum 


Top Executive and Senior Management 
Middle Management and Junior Management 


Rs. 5000 
Rs.4000 /-" 


[ 417 III - 


4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( c) For regulation 38 , the following regulation shall be substituted namely 


" 38 save as provided below , all leave to the credit of an officer shall lapso on rosignation , retire 
ment, death , discharge diamiasal or termination , 


Provided that where an officer retiros from the banks service, be shall be eligible to be paid a sum 
equivalent to the emoluments of any poriod , not excooding 240 days, of privilege leave that he had 
accumulated : 


Provided further that where an officer dies while in servico, there shall be payable to his legal 
representativos, a sum equivalent to the emoluments for the period , not excoeding 240 days, of privilege 
leave to his credit as on the dato of his death . 


YOGESHWAR KUMAR , GeneralManager 

[No.Advt./ III/IV /223 /99- Exty ] 


Foot Note : 


Tho amendments carried out carlier in the above Rugulations were publishod 
in the Gazette of India vido Notifications Nos with dates as under 


666 /3 /A1/292 dated 29.07.1991 
666 /3/ A1/1424 dated 22.02. 1993 
666 /3 /A1/ 179 datod 20 .05. 1995 
666 /3 / A1/1079 dated 10 .03.1997 


Printed by the Manager , Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


